निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( सं0 पटना 407 ) 


9 चैत्र 1937 ( श ) 
पटना, सोमवार, 30 मार्च 2015 


स्वास्थ्य विभाग 


अधिसूचना 

17 मार्च 2015 
सं0 2 / एम - 77 / 06 – 344( 2) / स्वा० — भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों 
का प्रयोग करते हुए, बिहार के राज्यपाल “बिहार स्वास्थ्य सेवा (नियुक्ति एवं सेवा शर्त) नियमावली, 2013 में संशोधन 
करने हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं : 

1. नाम , विस्तार एवं प्रारम्भ । - (1) यह नियमावली बिहार स्वास्थ्य सेवा (नियुक्ति एवं सेवा शर्त) ( संशोधन ) 
नियमावली, 2015 कही जा सकेगी । 

( 2) इसका विस्तार सम्पूर्ण, बिहार राज्य में होगा । 
( 3 ) यह तुरंत प्रवृत होगी । 

2. उक्त नियमावली, 2013 के नियम - 6 की टिप्पणी की कंडिका ( ख ) के बाद निम्नलिखित कंडिका ( ग ) एवं 
( घ) जोड़ी जायेगी : 

"( ग ) वैसे अभ्यर्थियों जिन्होंने एम०बी०बी०एस० डिग्री विदेशी विश्वविद्यालय से प्राप्त कर ली हो और 
एम०सी०आई० द्वारा निबंधित हो गये हों पात्र होंगे । 

( घ ) विदेशी विश्वविद्यालय से प्राप्त एम०बी०बी०एस० की डिग्री के प्राप्तांक की गणना अधिकतम 50 % (अर्थात 
25 अंक ) के आधार पर की जायगी और साक्षात्कार में अथवा किसी अन्य प्रावधान द्वारा प्राप्त अंकों को जोड़कर मेधा 
सूची तैयार की जाएगी । " 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

शेखर चन्द्र वर्मा, 

सरकार के संयुक्त सचिव । 
17 मार्च 2015 
सं0 2 / एम - 77 / 06 - 345(2) / स्वा० , अधिसूचना संख्या 344(2) दिनांक 17.3.2015 का निम्नलिखित अंग्रेजी 
अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से , एतद् द्वारा , प्रकाशित किया जाता है, जो भारत के संविधान के अनुछेद 348 
के खंड ( 3) के अन्तर्गत अंग्रेजी भाषा में यह अधिसूचना का प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

शेखर चन्द्र वर्मा, 
सरकार के संयुक्त सचिव । 


PEER JGTC (31HTTPUT), 30 HIT 2015 

The 17th March 2015 
No . 2 / M - 77 /06 - 344 (2)/ Swa. — In exercise of powers conferred by the proviso to 
Article 309 of the Constitution of India , the Governor of Bihar is here by pleased to make 
following Rules to amend the " Bihar Health Service (Appointment and Service Condition ) 
Rule, 2013 ." 

1. Title , Extent and Commencement :- ( 1 ) These Rules may be called as the Bihar 
Health Service (Appointment and Service Condition ) (Amendment ) Rules, 2015 . 

( 2 ) It shall be extend to the whole of state of Bihar. 
( 3) It shall come into force at once . 

2 . The following para ( c ) and (d ) shall be added after para (b ) of note of the Rule -6 
of the said Rules, 2013 : 

" (c ) Such Candidates who obtained M . B . B . S . degree from foreign Universities and 
registered by Medical Council of India will be eligible . 

(d ) Calculation of the marks of M . B . B . S . degree from foreign University shall be on 
the basis of maximum 50 % (meaning there by 25 ) and Computing marks obtained either in 
interview or by any other provision , the merit list shall be prepared ." 

By Order of the Governor of Bihar, 
SHEKHAR CHANDRA VERMA, 

Joint Secretary to Government. 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
Rast JGIC ( 31HTETUT) 407 - 571 + 10 - STOŻOUTOT 

Website : http :// egazette .bih .nic. in 


